निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 आश्विन 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1206 ) पटना , शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2015 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


- 


- 


- - 


अधिसूचना 


6 अगस्त 2015 


सं0 9 / आरोप (राज0 ) (नि0) - 1 - 23 / 2012 - 3617 __ श्री शत्रुघ्न सिंह , तत्कालीन जिला अवर निबंधक , बांका 
सम्पत्ति सेवानिवृत्त सहायक निबंधन महानिरीक्षक , बिहार, पटना के विरूद्ध उनके कार्यकाल में 17, 60 ,228 / - ( सतरह 
लाख साठ हजार दो सौ अठाईस) रू0 संग्रहित राजस्व जमा नही होने तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 -IR no SRA 
182/ 08 - 09 में 2002 - 03 से 2007 - 08 तक की अवधि में कुल रू. 26, 22,065 के संभावित गबन रोकड़ बही 
प्रतिदिन नही लिखे जाने , कई तिथियों का चालान एक साथ जमा कराने जैसी कतिपय लेखा संबंधी लापरवाही, लेखा 
सत्यापन नही कराने तथा कार्यालय प्रधान के दायित्व निर्वहन में असफलता एवं कर्त्तव्यहीनता आदि आरोप में विभागीय 
संकल्प संख्या - 996 दिनांक 31.03. 2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

___ 2. श्री सिंह के दिनांक 28. 02. 2013 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप संचालित विभागीय कार्यवाही को 
बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम - 43 ( बी .) के तहत् विभागीय संकल्प संख्या -1639 दिनांक 11. 03 .2013 द्वारा 
सम्परिवर्तित किया गया । 

3. संचालन पदाधिकारी - सह - विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना ने पत्रांक - 270 / सी0डी0ई0 दिनांक 15. 
05.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया है , जिसमें आरोप संख्या - 1, 2, 3, 4 एवं 
5 को पूर्णतः प्रमाणित होता है प्रतिवेदित किया गया है । 

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक - 2499 दिनांक 
29. 05.2015 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 अक्तूबर 2015 
5. श्री सिंह द्वारा दिनांक 07.07.2015 को अपना बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया है । श्री सिंह ने 
अपने बचाव बयान में बताया है कि उनके द्वारा अति व्यस्तता के कारण कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण नही किया गया 
था बल्कि निरीक्षण , निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक के द्वारा किया गया था । निरीक्षण प्रतिवेदन में लेखा में किसी प्रकार 
की त्रुटि पाये जाने का उल्लेख नही किया गया हैं । उक्त के आलोक में आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया 


6. श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को ठोस साक्ष्यों के अभाव में संतोषप्रद नहीं मानते हुए संचालन 
पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम - 139 ( बी0) के तहत् प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सिंह के विरूद्ध उनके पेंशन से 5 % (पाँच ) प्रतिशत कटौती करने का दण्ड अधिरोपित 
किया जाता है । 
7 . इसमें सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अभय राज, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1206- 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


